सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 श्रावण, 1939 ( श ० ) 


संख्या - 27 


राँची , बुधवार 


7 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 385-396 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी., बी.ए, 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 

पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


386 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 7 अगस्त, 2019 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
29 जुलाई, 2019 ई ० 


संख्या -13/ एल०-101/ 2018- 4036 विभागीय अधिसूचना संख्या -1679, दिनांक- 28.03.2019 जिसके 
द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह, भा ० पु ० से ०, पुलिस महानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग , झारखण्ड, राँची को 
दिनांक- 10.05.2019 से 16.05.2019 तक 07 (सात ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , को रद्द 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
23 जुलाई , 2019 ई० | 


संख्या -13/ आई० पी ० एस०-110/ 2019- 3871 श्री एम ० विष्णुवर्धन राव , भा ०पु ० से ०, महानिदेशक - सह 
महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा , झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) 
नियमावली, 1955 के नियम 10 , 11 एवं 20 के तहत दिनांक- 02.07.2019 से 05.07.2019 तक कुल 04 
( चार ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री राव, भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 7 अगस्त , 2019 


387 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
19 जुलाई , 2019 ई ० । 


संख्या-06/ विविध-18/08/ 2009- 3924 -- Criminal Procedure Code ( Amendment ) Act - 2005 की धारा-24 
के तहत माननीय उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक वादों के संचालन हेतु लोक अभियोजक एवं अपर लोक 
अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान है । इसके तहत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , 
राँची में अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई है । 


, 


2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत अपर लोक अभियोजक को गृह विभाग, झारखण्ड के 
संकल्प संख्या -3510 , दिनांक -26.08.2010 के आलोक में आपराधिक पुनरीक्षण / क्वैसिंग मामले में दैनिक एडमिशन 
शुल्क रू० 450 /- एवं दैनिक सुनवाई शुल्क रू ० 600/- तथा आपराधिक अपील संबंधी मामलों में दैनिक एडमिशन 
शुल्क रू. 550/- एवं दैनिक सुनवाई शुल्क रू ० 900/- निर्धारित किया गया था । इसके अतिरिक्त विभागीय संकल्प 
संख्या-3002 , दिनांक -16.07.2013 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची में शनिवार के दिन क्रिमिनल 
अपील में सुनवाई होने पर सरकार का पक्ष रखने हेतु प्रति निष्पादित केस ( समेकित रूप से ) के लिए रू. 3000/ 
( तीन हजार रूपये) शुल्क निर्धारित किया गया है। विभागीय संकल्प संख्या-1014, दिनांक-19.02.2014 द्वारा वैसे 
आपराधिक अपील से संबंधित आई.ए. जिसे दायर करने में 1000 दिनों से ज्यादा का विलंब हुआ है, उनमें राज्य 
सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर करने, सुनवाई हेतु तथा अन्य प्रयोजनों यथा शीघ्र सुनवाई हेतु तिथि 
निर्धारित करने आदि के लिए आई.ए. फाइल करने के लिए रू ० 150 /- प्रति आई.ए. की दर से शुल्क निर्धारित 
किया गया है । 


3 . 


विभागीय संकल्प संख्या-3510, दिनांक-26.08.2010 एवं संकल्प संख्या -1014, दिनांक 
19.02.2014 के द्वारा निर्धारित शुल्क को विलोपित करते हुए संकल्प संख्या-1414 , दिनांक-15.03.2016 द्वारा 
प्रति कार्यदिवस के आधार पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची में कार्यरत लोक अभियोजकों/ अपर लोक 
अभियोजक को समेकित शुल्क प्रति कार्यदिवस रू० 1200/- निर्धारित किया गया है । 


4 . 


Criminal Appeal (D.B.) No.- 1134 of 2012 with IA No.-7382 /2017- Prakash Kisku & Ors. vs. The 
State of Jharkhand में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , द्वारा दिनांक -14.12.2018 को पारित आदेश की 
कंडिका-3 में निम्न निदेश दिया गया है 


Chief Secretary is hereby directed to look into the matter that normally when the lawyer is not 
appearing, they must be paid per matter the Court Fees so that they may remain present and assist the Court, 
especially in criminal matter. Criminal matter cannot be conducted without APP . Hence , we , hereby request the 
State of Jharkhand to formulate policy so that APP may get per matter their fees which will not only secure their 
presence but they will effectively and efficiently argue out their case in the Court. 


388 


5 . 


, 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 7 अगस्त , 2019 
उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक 
के 

शुल्क के पुनरीक्षण हेतु दिनांक -01.03.2019 को महाधिवक्ता, झारखण्ड, प्रधान सचिव , गृह , कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची तथा प्रधान सचिव - सह -विधि परामर्शी, विधि विभाग के स्तर पर एक बैठक 
सम्पन्न हुई । बैठक में न्यायालय में लंबित आपराधिक वादों में ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करने 
के लिए लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक को देय शुल्क के पुनरीक्षण हेतु अनुशंसा 
की गई । 


6 . उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार दवारा निर्णय लिया गया है कि 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक का 
शुल्क निम्नवत निर्धारित किया जाय 


क्र . 


पदनाम 


प्रतिधारण शुल्क 


दैनिक शुल्क 


1 


Public Prosecutor 


रू 0 15,000/ 


1. Rs. 1500 /- ( Actual appearance & disposal of 

matters except Bail/ Anticipatory Bail) 


2. Rs. 1000 /- (Actual appearance and disposal of 

matters of Bail/ Anticipatory Bail) 


3. Minimum Rs. 1200 /- (if in a particular day cases 

are assigned and are heard but not disposed ) 


Subject to maximum 4 cases per day. 


2 


Additional Public Prosecutor / 


रू ०7.500/ 


1. Rs. 1200/ - ( Actual appearance & disposal of 

matters except Bail / Anticipatory Bail) 


Special Public Prosecutor 


2. Rs. 750/- ( Actual appearance and disposal of 

matters of Bail/ Anticipatory Bail) 


3. Minimum Rs. 1000 / - (if in a particular day cases 

are assigned and are heard but not disposed ) 


Subject to maximum 3 cases per day. 


7 . यह दर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी । इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी 
संकल्प/ अधिसूचना निरस्त माने जायेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुखदेव सिंह, 


अपर मुख्य 


सचिव। 


389 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 7 अगस्त , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
25 जुलाई, 2019 ई० । 


संख्या -12/ पी०3-1011/ 2018- 3946 माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में विभागीय 
पत्रांक-2781, दिनांक-25.06.2012 के द्वारा राज्य पुलिस सेवा ( द्वितीय बैच) के चार पुलिस पदाधिकारियों को 
कार्य मुक्त किया गया था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP No.- 19029/12 एवं SLP No.- 18993/12 के 
पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक -3999 , दिनांक -29.08.2012 द्वारा विभागीय आदेश संख्या 
2781, दिनांक 25.06.2012 को स्थगित करते हुए उक्त पदाधिकारियों को पूर्व की तरह कार्य करने का आदेश 
दिया गया । इस बीच दिनांक -25.06.2012 से 29.08.2012 तक उक्त निम्नलिखित चार पुलिस पदाधिकारियों 

द्वारा व्यतीत की गई कार्य मुक्त अवधि को इस शत्र्त के साथ असाधारण अवकाश ( अवैतनिक ) के रूप में तदर्थ 
रूप से विनियमित किया जाता है, कि उक्त तदर्थ रूप से विनियमित अवधि माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय 
एवं सरकार के आदेश से प्रभावित होगी: 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम 


वत्र्तमान पदस्थापन 


1 


श्री विकास कुमार पाण्डेय 


झा ० स ० पु०-1 , डोरण्डा , राँची । 


2 


श्री अरविन्द कुमार सिंह 


अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा । 


3 


श्री सादिक अनवर रिजवी 


पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची । 


4 


श्री विजय आशीष कुजूर 


पुलिस उपाधीक्षक ( मु ०), सिमडेगा । 


2 . उक्त तदर्थ रूप से विनियमित कार्यमुक्त अवधि (दिनांक- 25.06.2012 से 29.08.2012) के 
अवकाश वेतन भत्ता आदि देय नहीं होंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


390 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 7 अगस्त , 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
26 जुलाई , 2019 ई० । 


संख्या-14/ ए०-1020 / 2013- 4018 श्री आशुतोष कुमार सहाय तत्कालीन पुलिस निरीक्षक , अपराध 
अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना (हत्या दस्ता) सम्प्रति सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक , झारखण्ड के विरूद्ध 
विभागीय अधिसूचना संख्या-305, दिनांक -13.01.2014 के द्वारा उनकी पेंशन राशि में से 10 % (दस प्रतिशत ) की 
राशि कटौती तत्काल प्रभाव से अगले पाँच वर्षों तक करने का आदेश दिया गया । 


उक्त आदेश के विरूद्ध दायर WP (S ) No. -7906 / 2013 आशुतोष कुमार सहायक बनाम झारखण्ड 
राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -305, दिनांक-13.01.2014 
के द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
26 जुलाई , 2019 ई० । 


संख्या-14 / ए0-015/ 2015- 4019 LPA No.- 629/2017 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रामाशंकर सिंह 
मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना संख्या-7263, दिनांक -06.12.2010- सह - पठित शुद्धि पत्र 
संख्या-166 , दिनांक-13.01.2011 एवं अधिसूचना संख्या-7191, दिनांक -09.12.2013 द्वारा श्री रामाशंकर सिंह 
तत्कालीन पुलिस निरीक्षक - सह - थाना प्रभारी, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक के विरूद्ध संसूचित दण्ड 
" श्री रामाशंकर सिंह अपने वेतनमान के प्रारंभिक प्रक्रम में वेतन प्राप्त करेंगे" को निरस्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 7 अगस्त , 2019 


391 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
22 जुलाई , 2019 ई० । 


संख्या -1/ एल०-355/ 2002 का०-5819-- श्री विनय कुमार चौबे , भा.प्र.से. ( झाः 1999), सचिव , सूचना 
प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड को विभागीय पत्रांक -4742 दिनांक 18.06.2019 से निजी कार्य एवं 
निजी व्यय पर विदेश ( Austria and Netherland ) यात्रा की अनुमति प्रदान किये जाने के क्रम में उक्त यात्रा हेतु श्री 
चौबे को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
26.08.2019 से 05.09.2019 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश (Ex India Leave ) की स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
19 जुलाई, 2019 ई० | 


संख्या-1 /विविध-839 / 2016 का०-5745-- श्रीमती नेहा अरोड़ा, भा.प्र.से. ( झाः 2012), सम्प्रति मातृत्व 
अवकाश पर को भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
13018/1/2010, दिनांक- 07.09.2010 के आलोक में मातृत्व अवकाश के क्रम में दिनांक 18.07.2019 से 
17.08.2019 तक कुल 31 दिनों के लिए शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


------- 


392 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 7 अगस्त, 2019 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
23 जुलाई , 2019 ई० । 


संख्या -1/ विविध-824/ 2012 का . -5829-- श्री एल ० खियांग्ते, भा.प्र.से. ( झाः 1988 ), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत 
को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
22.07.2019 से 06.09.2019 तक कुल 47 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 
20.07.2019, 21.07.2019, 07.09.2019, 08.09.2019 के शनिवारीय/ रविवारीय अवकाश तथा 09.09.2019 एवं 
10.09.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की 
अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार 


सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
23 जुलाई , 2019 ई ० । 


संख्या-1 /विविध-817/ 2017 का . - 5887-- श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से. ( झाः 2014), परिवहन 
आयुक्त , झारखण्ड को विदेश ( काठामांडू, नेपाल) की यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के 
नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 19.08.2019 से 30.08.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित 
अवकाश ( Ex India Leave ) की स्वीकृति दी जाती है । 

2 श्री मुमताज के अवकाश अवधि में सचिव , परिवहन विभाग, झारखण्ड, परिवहन आयुक्त , 
झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


393 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 7 अगस्त , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
26 जुलाई , 2019 ई० । 


संख्या- 03/ नि सं0-09-08/ 2018 का . 6021 श्री ए ० के ० सत्यजीत , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
709/03 ), संयुक्त सचिव , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 
29.07.2019 से 20.08.2019 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 
248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


394 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 7 अगस्त , 2019 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं REJAK BABU ANSARI पिता LATE HAJI NOOR MOHAMMED ANSARI शपथ पत्र 
सं ० 477 , दिनांक 20 अप्रैल , 2019 के अनुसार REJJAK BABU ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा । 
REJAK BABU ANSARI एवं REJJAK BABU ANSARI दोनों एक ही 

पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF VILLAGE-- HOUSE NO - 150 , KADRIMOHALLA , 

BHARRA BASTI, CHAS , 
P.O. & P.S.- CHAS , 
DIST- BOKARO (JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं AYUF ANSARI पिता LATE ASIRUDDIN ANSARI शपथ पत्र सं 0 355, दिनांक 14 मार्च, 2019 
के अनुसार AYUB ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा । 

AYUF ANSARI एवं AYUB ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF VILLAGE-- SIWANDIH C BLOCK, 

P.O.- SIWANDIH 
P.S.- MARAFARI , 
DIST- BOKARO (JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं PRATIK KUMAR पिता SRI SATYA NARAYAN AGRAWAL शपथ पत्र सं ० 0672, दिनांक 
20 जून , 2019 के अनुसार PRATIK KUMAR AGRAWAL के नाम से जाना जाऊँगा । 

PRATIK KUMAR एवं PRATIK KUMAR AGRAWAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF VILLAGE-- FLAT NO.- 301, PALASH APARTMENT, MODI COMPOUND , 

H.B. ROAD , BESIDE ARYA HOTEL , 
P.S.- LALPUR, 
DIST- RANCHI, 
PIN- 834001. 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 7 अगस्त, 2019 


395 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं PRADIP KUMAR पिता LATE RAMDHANI PRASAD शपथ पत्र सं ० 172, दिनांक 
29 अप्रैल , 2019 के अनुसार PRADEEP KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा । 

PRADIP KUMAR एवं PRADEEP KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF VILLAGE-- SECTOR- 9 / D , A ROAD , Qtr . No- 1729 , 

P.O.- SECTOR- 9 , 
P.S.- HARLA 
DIST- BOKARO , (JHARKHAND) . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SIKHA SINHA पिता BINOD KUMAR SINHA पति ANITOSH KUMAR शपथ पत्र 
सं ० 760 , दिनांक 14 मई, 2019 के अनुसार SIKHA KUMARI के नाम से जानी जाऊंगी । 

SIKHA SINHA एवं SIKHA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT -- 


KRISHNAPURI ROAD No- 3 , 
P.O. & P.S.- CHUTIA, 
DIST.- RANCHI , 
STATE- JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


दिनांक 


मैं SHIWAKSHI R पिता OM PRAKASH SINHA शपथ 

पत्र सं ० 536 , 
22 जुलाई, 2019 के अनुसार SHIWAKSHI RASHMI के नाम से जानी जाऊंगी । 

SHIWAKSHI R एवं SHIWAKSHI RASHMI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT -- 


ASHOK PRASTH, BYE PASS ROAD , 
DIBADIH , DORANDA , 
DIST.- RANCHI , 
PIN- 834002. 
STATE- JHARKHAND 


396 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 


7 अगस्त , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ANITA MARANDI पिता LAKHIRAM MARANDI & MILON HANSDA शपथ पत्र सं ० 1788 , 
दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 के अनुसार ANITA KUMARI MARANDI के नाम से जानी जाऊंगी । 

ANITA MARANDI एवं ANITA KUMARI MARANDI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT - 


VILL.- UPER MAJHDIHA , 
P.O.- NANHIDIH 
P.S.- SONARAITHARI, 
DIST.- DEOGHAR . 


. 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SUNITA PANDA (DEVI) पति DEVENDRA PANDA शपथ पत्र सं ० 87, दिनांक 2 अप्रैल , 2019 के 
अनुसार SUNITA MISHRA के नाम से जानी जाऊंगी । 

SUNITA PANDA ( DEVI) एवं SUNITA MISHRA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT -- 


QUARTER No - 3142, SECTOR - 8 / D , 
P.O.- SECTOR - 9 
P.S.- HARLA , BOKARO STEEL CITY , 
DIST.- BOKARO . (JHARKHAND ) 


. 


----------- 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 27 -- 50 | 


